निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं० पटना 589) 


29 आश्विन 1933 ( श० ) 
पटना, शुक्रवार , 21 अक्तूबर 2011 


सं0 3ए - 1 - मुक0- 212/ 2010 -9802 -वि० 

वित्त विभाग 


- - - - - - - - 


संकल्प 

21 अक्तूबर 2011 
विषयः — बिहार उद्योग सेवा के पदों के लिए स्वीकृत वेतनमान का 01 जनवरी 1996 के प्रभाव से 

संशोधन के संबंध में । 

फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प सं0 660 , दिनांक 08 
फरवरी 1999 के द्वारा बिहार उद्योग सेवा के मूल कोटि एवं प्रोन्नति के पदों का वेतनमान दिनांक 
01 जनवरी 1996 के प्रभाव से निम्नवत् स्वीकृत किया गया थाः 
क्र० सं० पदनाम 

दिनांक 01/01 /1996 से 

स्वीकृत वेतनमान 
प्रोजेक्ट मैनेजर/ सहायक निदेशक ( उद्योग) 

रु0 6500 - 10500 
फंक्शनल मैनेजर 

रु0 10000 - 15 200 
जेनरल मैनेजर/ उप -निदेशक (उद्योग ) 

रु0 10000 - 15200 
संयुक्त निदेशक (उद्योग ) 

रु0 12000 - 16500 
अपर निदेशक ( उद्योग ) 

रु० 14300 - 18300 
निदेशक (तकनीकी ) 

रु0 16400 - 20400 


2. फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा एवं तत्पश्चात् स्वीकृत वेतनमान की त्रुटियों पर सम्यक् 
अनुशंसा देने हेतु गठित अपीलीय समिति द्वारा उद्योग सेवा के पदों के वेतनमान पर पुनर्विचार कर 


बिहार गजट ( असाधारण ), 21 अक्तूबर 2011 
अनुशंसा की गई कि जेनरल मैनेजर का पद फंक्शनल मैनेजर के प्रोन्नति का पद होने के कारण 
दोनों पदों का एक वेतनमान रु0 10000 - 15200 होना संगत नहीं है । तद्नुसार फंक्शनल 
मैनेजर के लिए वेतनमान रु0 10000 -15200 , महाप्रबंधक के लिए रु0 12000 - 16500 एवं 
संयुक्त निदेशक तथा अपर निदेशक के लिए समान वेतनमान रु0 14300- 18300 की अनुशंसा 
की गयी है । उक्त आलोक में याचिका सं0 450/ 2004, बिहार उद्योग संघ बनाम राज्य सरकार 
एवं अन्य में दिनांक 12 सितम्बर 2005 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में इन पदों के 
वेतनमान में संशोधन की कार्रवाई राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था । 

3. फिटमेंट अपीलेट समिति की अनुशंसा का क्रियान्वयन एवं न्यायादेश के अनुपालनार्थ 
राज्य सरकार द्वारा इन पदों के वेतनमान में निम्नांकित संशोधन करने का निर्णय लिया गया है: 
क्र० पदनाम 

पूर्व स्वीकृत वेतनमान 01 /01 /1996 से 
( 01 /01 /1996 ) 

संशोधित 
1 . जनरल मैनेजर/उप -निदेशक ( उद्योग ) रु0 10000 - 15200 रु0 12000 - 16500 
| संयुक्त निदेशक ( उद्योग )। 

रु0 12000 - 16500 रु0 14300 - 18300 
अपर निदेशक (उद्योग ) 

रु0 14300 - 18300 
4 . उपर्युक्त संशोधन के उपरांत वेतन निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प सं0 660 , दिनांक 
08 फरवरी 1999 के प्रावधान के अनुसार किया जायेगा । 

5 . दिनांक 01 जनवरी 2006 के प्रभाव से उपर्युक्त वर्णित पदों का पुनरीक्षित वेतनमान 
वित्त विभाग के संकल्प सं0 630 , दिनांक 21 जनवरी 2010 द्वारा प्रसारित किया जा चुका है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


सं० 


2 . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 589- 571 + 500- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


